रजिस्ट्री सं. डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO. D . L .- 33004/ 99 


RECDNODL-30499 
भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY : 
भाग - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 _ Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 5581 
No . 558] 


नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 19 , 2007 / अग्रहायण 28 , 1929 
NEW DELHI, WEDNESDAY , DECEMBER 19 , 2007 /AGRAHAYANA 28 , 1929 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


तालिका 
. क्र . सं. खुदरा बिक्री मूल्य प्रति पैकिंग मशीन प्रतिमाह 
( प्रति पाउच ) 

शुल्क की दर 

( रुपए लाखों में 
. . पान मसाला तम्बाकू युक्त 

( क ) पान मसाला 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 19 दिसम्बर , 2007 


सं. 38/ 2007 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

रुपए 1 . 50 

रुपए 1.51 से रुपए 2.00 तक 
सा . का.नि . 782 ( अ ). केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 2002 

रुपए 2.01 से रुपए 3.00 तक 
के नियम 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , 

रुपए 3.01 से रुपए 4.00 तक 
एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 

रुपए 4.01 से रुपए 5.00 तक 
5 ) को प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद 21069020 के अंतर्गत आने 

रुपए 5.01 से रुपए 6.00 तक 34 45 
वाला उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं जिनके नाम पान मसाला तथा टैरिफ व्याख्या : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, यदि मल्टीपल 
मद 24039990 के अंतर्गत आने वाले तम्बाकू युक्त पान मसाला जो ट्रैक अथवा मल्टीपल लाइन पैकिंग मशीन है, तो शुल्क देनदारी की 
सामान्यतया गुटखा के नाम से जाना जाता है ( इसमें आगे .विनिर्दिष्ट गणना के उद्देश्य के लिए प्रत्येक ऐसा ट्रैक अथवा लाइन को एकल 
वस्तुओं के रूप में संदर्मित ) , को विनिर्दिष्ट करती है , पाउच भरने मशीन समझा जाएगा । 
वाली तथा पैकिंग मशीन ( इसमें आगे पैकिंग मशीन के रूप में 

परन्तु विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी निवेश , 
संदर्भित ) की सहायता से पाउचों को भरने एवम् पैकिंग करने की 

पूंजीगत वस्तुएं अथवा निवेश सेवाओं पर अदा किए गए शुल्क का 
प्रक्रिया, जिसके संबंध में निर्धारिती के पास उसके परिसर में विनिर्दिष्ट . 

कोई सेनवैट क्रेडिट , सेनवैट क्रैडिट नियम, 2004 के अंतर्गत नहीं 
वस्तुओं की पैकिंग के लिए स्थापित पैकिंग मशीनों की संख्या के । 

लिया जाएगा और इस अधिसूचना के अंतर्गत देय शुल्क की पूरी 
आधार पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का विकल्प होगा तथा 

धनराशि को केवल नगद भुगतान करना होगा : 
निम्नलिखित तालिका में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे पाउचों पर मुद्रित खुदरा 
बिक्री मूल्य पर आधारित, प्रति पैकिंग मशीन प्रतिमाह शुल्क की दर परन्तु आगे कि इसमें आगे उल्लिखित प्रक्रिया तथा शर्तों का 
निर्धारित करता है : 

पालन किया जाता है : . . 


5039 G / 2007 


. 


. 


...... 


.. 


.. 


......... 


..::.:-....-:.-"-: 


.:.." 


.-": 


" 


...-:::.":.:.:: 


.:-.. .::.:::.:::.:...:::-........:"..-- 


::-:- 


: 


"::::::."-:. 


:: 


.": : .-...........................-. 


-:. -.". 


..-::"- 


-":"-:.:"."-:-:-:-.":": 


.- 


:-.--::-:" 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC. 3(i)] 
1. विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए आवेदन 

(iii ) उप - पैराग्राफ (i ) के अंतर्गत देय राशि का भुगतान प्रत्येक 
( i) विनिर्माता इस अधिसूचना के परिशिष्ट - 1 में यथा विनिर्दिष्ट 

माह के आरम्भ होने से पूर्व किया जाएगा तथा परिशिष्ट- II 
फार्म में उसकी फैक्टरी में स्थापित पैकिंग मशीनों का 

में विनिर्दिष्ट फार्म में सूचना माह प्रारम्भ होने से पूर्व 
ब्यौरा तथा अन्य विवरण देते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार अधीक्षक को प्रस्तुत 
क्षेत्राधिकारी सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त को जैसा 

की जाएगी। 
भी मामला हो को एक आवेदन करेगा, और उक्त सहायक 

( iv ) परिसर में लगी हुई सभी पैकिंग मशीनों का प्रयोग केवल 
उपायुक्त अथवा उपायुक्त जिस अवधि के संबंध में आवेदन 

समान खुदरा बिक्री मूल्य की विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण 
किया गया है उसकी अनुमति प्रदान कर सकते हैं : 

के लिए किया जाएगा : 
परन्तु , यदि उक्त अनुमति आवेदन पत्र की प्राप्ति से 

परन्तु उच्च खुदरा बिक्री मूल्य उत्पाद के लिए लागू प्रति 
अगले दो कार्यदिवसों तक स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं 

मशीन ड्यूटी दर पूरे कलैण्डर माह के लिए सभी पैकिंग 
की जाती है, जो अनुमति प्रदान की गई समझा जाएगा । 

मशीनों पर देय होगी । यदि उच्च खुदरा बिक्री मूल्य की 
( ii ) पहली बार विशेष प्रक्रिया को चुनने वाला विनिर्माता इस 

किसी वस्तु का उक्त परिसरों में विनिर्माण हुआ पाया 
प्रकार से आवेदन करेगा कि जिस वित्त वर्ष में आवेदन 

जाता है । 
किया जा रहा है , उस वित्तीय वर्ष के अंत तक की अवधि 

( v ) किसी भी कारण से किसी पैकिंग मशीन के कार्य न करने 
समाहित हो सके , इसके बाद , उक्त प्रक्रिया को अपनाने 
के विकल्प का प्रयोग वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व 

के मामले में पूर्ण कलैण्डर माह के लिए शुल्क देय होगा । 
करना होगा तथा ऐसा विकल्प , एक बार प्रयोग करने पर, 

( vi ) इस अधिसूचना के अन्तर्गत देय राशि की गणना कलैण्डर 
वित्तीय वर्ष के शेष भाग में वापस नहीं लिया जाएगा। 

माह के दौरान किसी दिन में स्थापित पैकिंग मशीनों की 
( 2 ) गणना का तरीका तथा कुछ धनराशि के भुगतान पर 

अधिकतम संख्या के आधार पर, माह के दौरान मशीनों 
शुल्क देनदारी चुकाना -(i ) विनिर्माता, जिसको पैराग्राफ 

की वृद्धि अथवा हटाने पर ध्यान न देते हुए की जाएगी 
1 के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई है , इस अधिसूचना में 

__ तथा अन्तरीय धनराशि , यदि कोई हो , माह की समाप्ति से 
विनिर्दिष्ट दर पर परिगणित राशि का भुगतान इसमें निर्धारित । 

पूर्व देय होगी । 
शर्तों के अधीन करेगा, तथा ऐसा भुगतान , जिस अवधि के 3. देय राशि में चूक. - यदि विनिर्माता, जिसे पैराग्राफ 1 के 
लिए उक्त राशि अदा की गई है , उसके दौरान उक्त अन्तर्गत अनुमति प्रदान की गई है पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ ( iii ) 
परिसर से विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण पर उद्ग्रहणीय में यथा संदर्भित देय राशि का भुगतान नहीं करता, और किसी पैकिंग 
शुल्क के लिए उसकी देनदारी पूरी चुकता मानी जाएगी । मशीन का प्रचालन चालू रखता है, उसके द्वारा जिस माह में अन्तिम 
परन्तु यदि इस अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क की दर में बार शुल्क का भुगतान किया गया है उस माह में घोषित पैकिंग 
संशोधन होता है, देय राशि की संशोधन दर के आधार पर मशीनों की संख्या अथवा उक्त अवधि के दौरान उसके परिसरों में 
संशोधन की तिथि से पुर्नगणना होगी , और यदि अन्तरिम लगी पाई गई पैकिंग मशीनों की संख्या जो भी अधिक हो , के आधार 
शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस तिथि से पर वित्तीय वर्ष के शेष महीनों के लिए उक्त राशि अदा करने के लिए 
विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण पर उद्ग्रहणीय शुल्क जिम्मेदार होगा और चूक की अवधि के दौरान उक्त विनिर्माता द्वारा 
देनदारी से अवमुक्त नहीं होगा और यदि इस प्रकार से विनिर्माण की गई विनिर्दिष्ट वस्तुओं को जब्त किया जाएगा तथा 
पुनः परिगणित शुल्क राशि भुगतान की गई राशि से कम 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 2002 में यथाविहित परिणाम तथा दण्ड 
है , तो शेष राशि विनिर्माता को वापस कर दी जाएगी । 

अनुगामी होंगे । 
परन्तु आगे कि , इस अधिसूचना में निहित प्रक्रिया को 

___ . 4. पैकिंग मशीन में वृद्धि अथवा हटाना. - यदि विनिर्माता 
अपनाने के लिए यदि कोई विनिर्माता पैराग्राफ 1 के 

अपने परिसर में पैकिंग मशीन की वृद्धि करना अथवा हटाना चाहता 
अंतर्गत पहली बार आवेदन करता है , जिस माह में आवेदन 

है तो इस उद्देश्य के लिए अधिकृत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के 
स्वीकृत हुआ है उस माह के लिये शुल्क देनदारी की 

व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अन्तर्गत ही ऐसा करने की अनुमति होगी : 
गणना आनुपातिक आधार पर , माह में कुल दिनों की 

परन्तु , फैक्टरी परिसर के बाहर उक्त पैकिंग मशीन को हटाने 
संख्या तथा उक्त राशि के भुगतान की तिथि से माह में 

के मामले में , इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा सीलबन्द 
शेष दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी । 

किया जाएगाः 
( ii ) उप पैराग्राफ (i ) के अंतर्गत देय राशि की गणना ऐसे 

परन्तु आगे कि , यदि जो पैकिंग मशीन चालू हालत में नहीं है 
विनिर्माता द्वारा उसके परिसर में कलैण्डर माह के पहले 

उसे फैक्टरी परिसर से बाहर हटाना सम्भव न हो तो इसे केन्द्रीय उत्पाद 
दिन स्थापित पैकिंग मशीनों ( उनको छोड़कर जिन्हें केन्द्रीय 

शुल्क अधिकारी द्वारा इस प्रकार से सीलबन्द किया जाएगा कि इसका 
उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा सील किया गया है ) की 
संख्या पर समुचित दर लगा कर की जाएगी । 

प्रचालन न हो सके ; 


-:-::.-.-:.: 


..:.. 


:.:..:. 


::. 


-.":.. 


:: 


- 


- 


: 


.-- 


:. 


.- 


: 


- 


: 


: 


.:.. 


: 


-: 


: 


-- 


- 


-- 


-- 


- 


- 


। 


----- 


- 


- 


--- 


- 


------ 


- 


--- 


- 


-::. 


. 


:-.-.: 


. 


-- 


""--.--. 


--:: 


- 


:::.:: 


:.:.10 


: 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


परन्तु यह भी कि माह के दौरान फैक्टरी परिसर से हटाई गई उपर्युक्त उत्पाद के विनिर्माण के अन्य परिसरों का पता : 
अथवा सील की गई पैकिंग मशीनों के संबंध में पूरे कलैण्डर माह के मैं/हम पान मसाला या तम्बाखू युक्त पान मसाला के विनिर्माता , 
लिए शुल्क देय होगा। 

निवासी ................................ तालुका/ तहसील- जिला .... . 
___ 5. निर्यात.- ऐसी शर्ते , जैसा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार ..... एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 15 के 
अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है , के अनुसार छोड़कर , परिसर अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या ................ के प्रावधानों के अन्तर्गत , 
में विनिर्मित विनिर्दिष्ट वस्तुओं, जिनके लिए इस अधिसूचना के । मेरे/हमारे उपरोक्त परिसरों में आरम्भ ... ......... ..... तथा समाप्त 
अन्तर्गत विशेष प्रक्रिया का लाभ लिया गया है तथा भारत में बाहर .......................... 20 , अवधि के दौरान ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण 
निर्यात किया गया है , के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 एवं ले जाने के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए 
के नियम 18 के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क की कोई छूट प्रदान नहीं की . आवेदन करते हैं । । 
जाएगी । 

मैं /हम आगे घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित विवरणों के . . 
6. काम बन्द कर चुकी फैक्टरियों के संबंध में ऊपर लिखित परिसर में पाउच पैकिंग मशीन प्रयोग की जाएगी 
प्रावधान. - इस अधिसूचना में कोई चीज होने पर , जहां एक विनिर्माता अथवा मेरे द्वारा प्रयोग किया जाएगा एवं उक्त अधिसूचना में दिए गए 
जिसने इस अधिसूचना में निहित प्रक्रिया का लाभ लिया, फैक्टरी में . प्रावधान की शर्तोंमें , मेरे द्वारा देय सभी देय शुल्क के भुगतान करने 
लगी हुई सभी मशीनों के संबंध में काम बन्द कर देता है तथा जिसने की जिम्मेदारी लेता हूं । 
इस उद्देश्य के लिए सूचना दायर कर दी है , माह के लिए उसके द्वारा क्रम संख्या मशीन का पैकिंग मशीन विनिर्माण विनिर्माण 
देय शुल्क की गणना उक्त माह में कुल दिनों की संख्या तथा उक्त 

मैक तथा की संख्या _ किए जाने किए जाने 
सूचना दायर करने से पूर्व कुल दिनों की संख्या के आधार पर 

मॉडल 

वाली वाले पाउच 
आनुपातिक आधार पर की जाएगी तथा अधिसूचना के अनुसार माह 

वस्तुओं का का खुदरा 
के लिए पहले ही अदा की जा चुकी धनराशि का समायोजन इस 

विवरण बिक्री मूल्य 
प्रकार परिगणित शुल्क के साथ किया जाएगा तथा ऐसे समायोजन 
पर , यदि कोई अधिक भुगतान है , उसे विनिर्माता को वापस कर दिया 
जाएगा , कभी, यदि कोई है, को उससे वसूल किया जाएगा । 

मैं / हम आगे वचन देते हैं कि पैकिंग मशीन की कोई वृद्धि 
... स्पष्टीकरण : इस पैराग्राफ के उद्देश्य से, एक विनिर्माता जो 

अथवा हटाया जाना जैसा कि अधिसूचना में दिए गए नियमानुसार 
अपनी फैक्टरी की सिर्फ एक या दो शिफ्ट चलाना बन्द करता है , तो 

व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अन्तर्गत की जाएगी । 
काम बन्द करना नहीं समझा जाएगा । 

2. मैं/ हम एतद्वारा समस्त उक्त अवधि के लिए उक्त अधिसूचना 
7. जब्ती एवं जुर्माना. - यदि कोई विनिर्माता विशिष्ट वस्तुओं 

में दिए गए प्रावधानों एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं । 
के संबंध में इस अधिसूचना के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है , 

स्थान : 
तो ऐसी सभी वस्तुएं जब्त की जाएंगी तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

दिनांक : 
नियम, 2002 के नियम 25 के अन्तर्गत विनिर्माता को जुर्माना किया 

विनिर्माता अथवा उनके अधिकृत एजेन्ट का नाम , 
जाएगा। 
8. इसमें यथाविहित के अलावा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 

- आवासीय पता एवं हस्ताक्षर 

परिशिष्ट - II 
1944 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 2002 के सभी प्रावधानों , बकाया 
की वसूली एवं देय ब्याज से संबंधित सहित आवश्यक परिवर्तन सहित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 2002 , के नियम 15 के 
लागू होंगे । 

अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या ......... . ............. के अंतर्गत 
[ फा . सं. 81/17/ 2007- के.उ. शु. 3 ] 

पान मसाला या तबाकू युक्त पान मसाला के विनिर्माता द्वारा 
.. दिलीप गोयल , अवर सचिव 

ड्यूटी के भुगतान की सूचना । 
परिशिष्ट -I 

विनिर्माता का नाम : 
पान मसाला अथवा तम्बाखू युक्त पान मसाला ( गुटखा ) से विनिर्माण परिसर का पता : 
संबंधित विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाने की आनुमति के ई सी सी सं. : 
लिए आवेदन 

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि निम्नांकित विवरणानुसार 
( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 2002 के नियम 15 के अन्तर्गत ) हमने माह .. ..................... की देय शुल्क ( ट्यूटी ) के किए , 
विनिर्माता का नाम : 

. . . रुपए का भुगतान कर दिया है : 
विनिर्माण परिसर का पता : 

- (i) फैक्टरी में लगाए गए पैकिंग मशीन की संख्या । 
ई सी सी संख्या : 

( ii ) थैले ( पाउच ) का खुदरा विक्रय मूल्य । 


4 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II-- -SEC. 3 (1)] 


( iii ) gyet SH 27 face oil 
भुगतान की तारीख बैंक एवं शाखा का भुगतान किए गए ड्यूटी 

नाम तथा पता की राशि 


बैंक चालान की प्रतिलिपि संलग्न है : 
( ) 
PIT : 
orie : 
fama y 10 y 
GETT 


11. Tarsita ya ua 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th December , 2007 

No. 38 / 2007 - Central Excise 
G .S .R . 782 ( E ). - - In exercise ofthe powers conferred 
by rule 15 of the Central Excise Rules, 2002 , the Central 
Government hereby specifies the excisable goods, namely , 
pan masala falling under tariff item 210 6 90 20 and pan 
masala containing tobacco , commonly known as gutkha, 
falling under tariff item 2403 99 90 of the First Schedule to 
the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ) (hereinafter 
referred to as the specified goods), subjected to the process 
of filling and packing in pouches with the aid of pouch 
filling and packing machine (hereinafter referred to as the 
packing machine ), in respect of which an assessee shall 
have an option to pay the duty of excise on the basis of 
number of packing machine installed for packing of specified 
goods in his premises and fixes the rate of duty per packing 
machine per month , based on retail sale price printed on 
such pouches as specified in the Table below : 

TABLE 
Retail sale price 

Rate of duty 
No. (per pouch ) Per packingmachine per 

month 
(Rs. in Lakh) 


Explanation . For the purposes of this notification , 
if there are multiple track or multiple line packing machine, 
each of such track or line shall be deemed to be an individual 
machine for the purposes of calculation of the duty liability : 

Provided that no CENVAT credit of duty paid on 
any input, capital goods or input services used for 
manufacture of the specified goods shall be taken under 
the CENVAT Credit Rules , 2004 and the full amount of 
duty payable under this notification would be paid in cash 
only : 

Provided further that the procedure and conditions 
mentioned hereinafter are followed : 

1. Application to avail special procedure . - (i) The 
manufacturer shall make an application giving the details 
of the packing machine installed in his factory and other 
particulars in the form as specified in Appendix -I to this 
notification to the jurisdictional Assistant Commissioner 
or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may 
be , and the said Assistant Commissioner or Deputy 
Commissioner may grant permission for the period in 
respect of which the application has been made : 

Provided that if the said permission is not granted or 
rejected within next two working days of receipt of 
application , the permission shall be deemed to have been 
granted . 

(ii) The manufacturer opting for the special procedure 
for the first time shall make the application so as to cover 
the period up to the end of the financial year in which the 
application has been made , thereafter, the option to avail 
the said procedure shall be exercised before the start of the 
financialyear and such option , once exercised , shall not be 
withdrawn during the remaining part ofthe financial year . 

2 . Manner of calculation and discharge of duty 
liability on payment of certain sum . (i) Themanufacturer 
to whom permission has been granted under paragraph 1 
shall pay a sum calculated at the rate specified in this 
notification , subject to the conditions herein laid down , 
and such payment shall be in full discharge of his liability 
for duty leviable on manufacture of specified goods from 
the said premises during the period for which the said sum 
has been paid : 

Provided that if there is revision in the rate of duty 
under this notification , the sum payable shall be recalculated 
on the basis of the revised rate, from the date of revision 
and liability for duty leviable on the manufacture of 
specified goods from that date shall not be discharged 
unless the differential duty is paid and in case the amount 
ofduty so recalculated is less than the sum paid , the balance 
shall be refunded to the manufacturer: 

Provided further that when a manufacturer makes an 
application for the first time undeſ paragraph 1 foravailing 
of the procedure contained in this notification , the duty 
liability for the month in which the application is granted 


SI 


N 


et 


Pan masala 


(3) 
Pan masala 
containing 
tobacco 


(a ) 


w 


Upto Rs. 1.50 
From Rs. 1.51 to Rs. 2 .00 
From Rs. 2 .01 to Rs. 3 . 00 
From Rs. 3 .01 to Rs. 4 .00 
From Rs.4 ,01 to Rs. 5 .00 
From Rs.5 .01 to Rs. 6 .00 


imin 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1) ] 


shall be calculated pro - rata on the basis of the total number 
of days in that month and the number of days rernaining in 
the month from the date of payment of said sum . 

( ii) The sum payable under sub -paragraph (i) shall 
be calculated by application of the appropriate rate to the 
number of packing machines installed (other than those 
which have been sealed by the Central Excise Officer ) by 
such manufacturer in his premises on the first day of the 
calendarmonth . 

( iii) The sum payable under sub-paragraph (i) shall 
be paid before the commencement of each month and an 
intimation in the form specified in the Appendix II shall be 
filed to the Jurisdictional Superintendent of Central Excise 
before the commencement of themonth . 

( iv ) Allpackingmachines installed in a premise shall 
be used for manufacture of specified goods of same retail 
sale price only : 

Provided that duty rate per machine applicable for 
higher retail sale price product shall be payable for all 
packing machines for full calendar month , in case any goods 
of higher retail sale price are found to have been 
manufactured in the said premises . 

(v ) In case of non -working of any packing machine 
for any reason whatsoever , the duty for full calendarmonth 
shall be payable . 

(vi) The sum payable under this notification shall be 
calculated based upon the maximum number of packing 
machines installed on any day during the calendar month , 
irrespective of addition or removal ofmachines during the 
month and differential amount, if any , shall be payable 
before the end of the month . 

3. Default in sum payable. — In case a mariufacturer 
who has been granted pes mission under paragraph I does 
not pay the sum payable as referred to in sub -paragraph 
( iii) of paragraphı 2 and continues to operate any packing 
machine, he shall be liable to pay the said sum for the 
remainingmonths of the financial year based on number of 
packing machines declared in the month for which duty 
was last paid by him or numberofpacking machines found 
installed in his premises during the said period, whichever 
is higher and during the period of default , the specified 
goodsmanufactured by the said manufacturer shall be liable 
for confiscation and consequences and penaltjes as 
provided in the CentralExcise Rules , 2002 shall follow . 

4. Addition or removal of packing machine. In 
case a manufacturer wants to add or remove a packing 
machine from his premises, the same shall be permitted 
under the physical supervision of a Central Excise Officer, 
authorised for the purpose : 

Provided that in case of removal of the said packing 
machine out of the factory premises , the same shall be 
sealed by the Central Excise Officer: 


Provided further that in case it is not feasible to 
remove the packing machine which is not in working 
condition , out of the factory premises, it shall be sealed by 
a Central Excise Officer in the manner that these cannot be 
operated : 

Provided also that duty for the full calendar month 
shall be payable in respect of packing machines removed 
from the factory premises or sealed during the month . 

5. Exports . Except in accordance with such terms 
and conditions as the Central Government may by 
notification specify in this behalf, no rebate of excise duty 
shall be granted under rule 18 of the Central Excise Rules , 
2002 , in respect of specified goods manufactured in the 
premises forwhich special procedure under this notification 
has been availed and exported out of India . 

6 . Provision regarding factories ceasing to work . 
Notwithstanding anything contained in this notification , 
where a manufacturer who had availed the procedure 
contained in this notification ceases to work in respect of 
all the machines installed in the factory and who has filed 
an intimation for this purpose, the duty payable by him for 
the month shall be calculated pro rata on the basis of the 
totalnumber of days in the said month and total number of 
days before filing the said intimation and the amountalready 
paid for the month in accordance with the notification shall 
be adjusted towards the duty so calculated and on such 
adjustment, if there is any excess payment, it shall be 
refunded to the manufacturer and deficiency , if any, shall 
be recovered from him . 

Explanation.- --- For the purposes of this paragraph , 
a manufacturer, who ceases to operate his factory for one 
or two shifts only, shall not be deemed to have ceased to 
work , 


7. Confiscation and penalty . - - Ifany manufacturer 
contravenes any provision of this notification in respect 
of specified goods, then all such goods shall be liable to 
confiscation , and the manufacturer shall be liable to penalty 
under rule 25 of the CentralExcise Rules, 2002 . 

8 . Except as herein provided , all provisions of the 
Central Excise Act, 1944 and the CentralExcise Rules , 2002 , 
including those relating to recovery of dues and interest 
payable shall apply mutatis -mutandis . 

[F. No.81/17 /2007-Cx.3] 
DILIP GOYAL , Under Secy . 


Appendix-I 
Application for permission to avail of the special 
procedure relating to pan masala and pan masala 

containing tobacco (Gutkha ). 
(Under Rule 15 of the Central Excise Rules , 2002 ) 


2 - 5039 G1/ 07 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1)] 


Appendix - II 


Intimation of payment of duty by the manufacturer 
ofpan masala or pan masala containing tobacco under 
Notfication No. issued under Rule 15 of the 

Central Excise Rules, 2002 


Name of themanufacturer: 


Address of the manufacturing premise: 


ECC No. : 


Name of themanufacturer : 
Address of themanufacturing premise : 
ECC No : 
Address of other premises manufacturing the same 
products : 

I/We manufacturer of pan masala or pan masala 
containing tobacco , residing at... 

.... ..... taluka/ 
tehsil . 

..district.. ... . ...........hereby 
apply to avail of the special procedure in respect of the 
manufacture and removal of such goods at my/ our above 
mentioned premise during the period beginning with 

...................and ending with ...... .............20 .,under 
the provisions of Notification No................CE dated 
................ issued under rule 15 of the Central Excise Rules, 
2002 . 

I/We further declare that pouch packingmachine of 
following particulars shall be used or are used by me in the 
above mentioned premise and I undertake to pay the total 
duty payable by me in terms of the provisions laid down in 
the said Notification . 
S . No. Make and No. of Description of Retail sale 

model of packing goods to be price of the 
machine machines manufactured pouches to be 

manufactured 


I/We hereby declare that we have paid a sum of 
Rs.......... ................, toward the duty liability for the month 

... ......, as per particulars given below : 


of . 


(1) No. ofpackingmachines installed in factory 


(ii) Retail Sale Price of the pouches 


(iii) Duty payment particulars 


Date of payment 


Name and address 


Amount of duty 


paid 


uf the Bank and 
branch 


Copies of bank challans are enclosed 


-- 


I/We further undertake that any addition or removal 
of the packing machine would be done under the physical 
supervision of the Central Excise Officer as per the 
procedure provided in the notification . 

2. I/We hereby agree to abide by the provisions 
and conditions of the said notifications throughout the 
said period . 
Place : 


- 


-- 


-- 


- 


Place : 


Date : 


Date : 


Name, residential address and 
signature of manufacturers or his/ 
their authorised agent.. 


Name, residential address and 
signature of inanufacturers or his ! 
their authorised agent. .... 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road . Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications. Delhi- 110054 . 


